रजिस्ट्री सं डी एल -33004/96 


REGENO. D . L - 33004/96 


है 


। 


भारतको राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II-- Section 3 – Sub -section (II) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, शुक्रवार , अगस्त 9 , 1996 / श्रावण 18 , 1918 
NEW DELHI, FRIDAY , AUGUST 9 , 1996 /SRAVANA 18 , 1918 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं० 452 ] 
No. 452 ] 


विधि और न्याय मंत्रालय 
( विधायी विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, १ अगस्त, 1996 
का. आ . 558( अ ).--- केन्द्रीय सरकार , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , 
अर्थात् : 
__ 1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन ( दूसरा संशोधन ) नियम, 1996 है । 

(2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में : 
( क ) प्रारूप 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् : 

प्ररूप -- 1 
( नियम ३ देखिए ) 

निर्वाचन की सूचना 
एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 
- - --- - --- निर्वाचन क्षेत्र में लोक सभा / - 

विधान सभा / - -- .... /विधान परिषद के 
सदस्य का निर्वाचन होना है, 

अथवा 
( 1 ) __ - - --...... - विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्य सभा / - -- - -- विधान परिषद ...- - - ---म मा. . 
के सदस्य ( सदस्यों ) का निर्वाचन होना है । 
( 2 ) नामनिर्देशन - पत्र रिटर्निंग आफिसर को या 

सहायक रिटर्निंग आफिसर को अभ्यर्थी या ( उसके किसी प्रस्थापक 
द्वारा ) - - - - - - - - से अपश्चात् ( लोक अवकाश दिन से भिन्न) किसी दिन 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के बीच --- ---- - - - -- - . में 
परिदत्त किए जा सकेंगे, 
1953 GI/ 96 


( 1 ) 


( 1 ) 


- 


- 


- - - numr 


. 


. . 


. - - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC. 3( i)] 
( 3 ) नामनिर्देशन - पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान और समय पर अभिप्राप्त किए जा सकेंगे, 
( 4 ) नामनिर्देशन - पत्र संवीक्षा के लिए....... 

... -..--- में --- . . . 

. . ..... को ....... - - - -- .........." बजे लिए जाएंगे , 
( 5 ) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना या तो अभ्यर्थी द्वारा या उसके किसी प्रस्थापक द्वारा या उसके निर्वाचम अभ्यर्थी द्वारा जो अभ्यर्थी द्वारा उसे 
परिदस्त करने के लिए लिखित में प्राधिकृत किया गया हो ऊपर पैरा ( 2 ) में विनिर्दिष्ट आफिसरों में से किसी को उसके कार्यालय में . ....---- -- --- ... को 
3 बजे अपराह्न के पूर्व परिदत्त की जा सकेगी, 

( 6 ) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में . . ... . ..-- को . ......... ...... बजे ------..... ................... .- और - - - -- - --- 
बजे के बीच मतदान होगा । 

स्थान . . .. 
तारीख - - - - 

रिटर्निंग आफिसर 
( ख ) प्ररूप 2क से 2ग के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :.... 

प्ररूप - 2क 
( नियम 4 देखिए ) 

नाम निर्देशन - पत्र 

लोक सभा के लिएनिर्वाचन 
नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो , उसे काट दें 

भाग - 1 
( मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है ) 
मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए .. -. - - -संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूं । 
अभ्यर्थी का नाम . .. . 

पिता / माता/ पति का नाम . ........ . .. . उसका डाक 
पता 

--- संसदीय निर्वाचन क्षेत्र [ में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्र की 
निर्वाचक नामावली के भाग सं . . . .. "में क्रम स ..... ....... पर प्रविष्ट है । 
मेरा नाम 

है ओ - संसदीय निर्वाचन क्षेत्र [ में समाविष्ट . .......... . विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ] की 
निर्वाचक नामावली के भाग सं . . ... .. . में क्रम स... ........ पर प्रविष्ट है । 

( प्रस्थापक के हस्ताक्षर ) 
तारीख ............ 

( मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए ) 
हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए. -- -- संसदीय निर्वाचन - क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में 
नामनिर्देशित करते है । 

अभ्यर्थी का नाम - -- - . . . .. .. .. 
पिता/ माता/पति का नाम . ..... . 
उसका डाक पता. . . . . . .. . . . . 

उसका नाम ...... ... ... “संसदीय निर्वाचन - क्षेत्र ( में समाविष्ट + विधान सभानिर्वाचन - क्षेत्र ) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक .......में 
क्रम संख्यांक पर प्रषिष्ट है । 

हम घोषण करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक है और हमारे नाम ठस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली 
में जैसे कि नीचे उपदर्शित है , दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं । 

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर 

- - - - 
क्रम सं . 

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक 

विधान सभा निर्वाचक नामावली उस भाग में क्रम सं. पूरा नाम हस्ताक्षर तारीख 
निर्वाचन क्षेत्र का भाग संख्यांक 
घटक का नाम 


.. . . उस 


नाम 


न सभ 


- 


- 


- - 


__ - _ _ 7..... 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 


3 


4 


567 


कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिएं । 

भाग ३ 
मैं , भाग 1/ भाग 2 ( जो लागू न हो उसे काट दें ) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूं और घोषणा 
करता हूं कि -- 

( क ) मैंने . ...... . .........वर्ष की आयु पूरी कर ली है 

( नीचे ख(i) या ख(ii) जो लागू न हो उसे काट दें ) 
( ख ) (1) मुझे इस निर्वाचन में . . . .... दल द्वारा खड़ा किया गया है , जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/ राज्य दल है और 

उपराक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आबंटित किया जाए । 


या 


( ख ) ( ii ) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल 

है । मैं यह निर्वाचन अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं ( जो लागू न हो उसे काट दें ) और मैंने जो प्रतीक धुने हैं 
वे अधिमान क्रम में (i) (ii ) 

( iii ) 

हैं ) 
( ग ) मेरा नाम और मेरे पिता/ माता/ पति का नाम ऊपर .. . . .. . . ( भाषा का नाम ) में सही रूप से लिखा गया 

है । 
__ अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए 

अर्हित हूं और निरहित भी नहीं हूं । 
+ मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं + + जाति / जनजाति का सदस्य हूं जो .. राज्य के उस राज्य में के - - ( क्षेत्र ) के संबंध में अनुसूचित 
+ + जाति / जनजाति है । 

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन / उप -निर्वाचन में दो से अधिक संसदीयनिर्वाचन 
क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में + + नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा । 
तारीख 

( अभ्यर्थी के हस्ताक्षर ) 
__ + जम्मू - कश्मीर , अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में " में समाविष्ट विधान 

सभानिर्वाचन क्षेत्र " शब्द काट दीजिए । 
+ + यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए । 
+ + + लागू म होने वाले शब्द काट दीजिए । 


जम्मू - कश्मीर , अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा । 


कृपया ध्यान दें : 

मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक ( आरक्षण और आवंटन ) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता 
प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है । 


- . - . . - 


- . 


- - - 


- amasummu 


- 


mu - -4 


AAAA - - - 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- - - - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC. 3( ii) ] 
भाग4 

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए ) 
माम निर्देशन - पत्र की क्रम सं .-.-.. - ... 

यह मामनिर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में ........( तारीख ) को. ......( अणे ) 
+ अभ्यर्थी/ प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया । 
तारीख . ... .... 

रिटर्निंग आफिसर 
+ लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए । 

भाग 5 
नामनिर्देशन - पत्र को प्रतिगृहीत करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय 
मैंने इस नामनिर्देशन - पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में 
विनिश्चय करता हूं : 
तारीख. ..... . .... 

रिटनिंग आफिसर 
( छिद्रण ) . ...... .. 

भाग6 
नामनिर्देशन - पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना 

( नामनिर्देशन - पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए ) 
माम निर्देशन - पत्र की क्रम स........ “ का , जो... .... .... "विधानसभा निर्वाचन - क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हैं , नामनिर्देशन 
पत्र मुझे/ मेरे कार्यालय में... ( तारीख ) को ... ( बजे ) + अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया । सब नामनिर्देशन - पत्रों की 

संवीक्षा. ( तारीख ) को . . ( मजे ).. .( स्थान ) में की जाएगी । 
तारीख ..... ........ ... 

रिटमिंग आफिसर 
+ लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए । 

प्ररूप - रख 
( नियम 4देखिए ) 

नाम निर्देशन - पत्र 

"( राज्य ) की विधान सभा के लिए निर्वाचन 
नीचे भाग 1 या भाग 2, जो लागू न हो , उसे काट दें 

भाग - 1 
( मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए ) 
मैं विधान सभा के निर्वाचन के लिए- -- -- -...विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूं । 

अभ्यर्थी का नाम. . .पिता/माता/ पति का नाम/- "उसका डाक पता . .. उसका नाम. . विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्र 
की निर्वाचक नामावली के भाग . .......... में क्रम स... पर प्रविष्ट हैं । 

मेरा नाम........ . . .. है जो - --...विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं.. . . . ... ...में क्रम स. ... ..... 
प्रविष्ट है । 


तारीख...... .... 

( प्रस्थापक के हस्ताक्षर ) 

भाग -- 2 
हम विधान सभा के निर्वाचन के लिए. .... . . . विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित का नामनिर्देशन करते हैं । 
अभ्यर्थी का नाम....... .पिता/माता/ पति का नाम/. उसका डाक पता..... 

उसका नाम . - -.... . है जो 
कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक मामावली के भाग सं. में क्रम सं.... .--. -.. पर प्रविष्ट है । 


काम 


[ भाग II - - खण्ड 3 (ii )] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त विधाम सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्णायक है और हमारे नाम उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक 
नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज हैं और हम इस नाम निर्देशन के प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं । 

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर 
क्रम सं . 

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक 
निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली 

उस भाग की क्रम सं . पूरा नाम हस्ताक्षर तारीख 
का भाग संख्यांक 


___ 


__ _ _ __ 


कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए । 

मैं , भाग 1 / भाग 2 ( जो लागू न हो उसे काट दें ) में वर्णित अभ्यर्थी इस नाम -निर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूं और घोषणा करता 


हूं कि - 


( क ) मैंने...... . ..... “ वर्ष की आयु पूरी कर ली है ; 

[ नीचे ख(i) या ख(ii), जो लागू न हो उसे काट दें ] 
( ख ) (i) मुझे इस निर्वाचन मं --- - --- ...-- दल द्वारा खड़ा किया गया है , जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल है 
और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आबंटित किया जाए । 

या 
( ख ) ( ii ) मुझे इस निर्वाचन में ..... ..... - -- दल द्वारा खड़ा किया गया है जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक 

दल है । मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं ( जो लागू न हो उसे काट दें और मैंने जो 
प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) ( ii ) 

(iii ) 
( ग ) मेरा नाम और मेरे पिता/ माता/पति का नाम ऊपर...... ( भाषा का नाम ) में सही रूप से लिखा गया है । 
( घ ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं इस राज्य की विधान सभा का स्थान भरने के लिए चुने 

जाने के लिए अहित हूं और निरहित भी नहीं हूं । 
"मैं यह भी घोषण करता हूं कि मैं .. .-- + जाति / जनजाति का सदस्य हूं जो ... राज्य के उस राज्य में के. ( क्षेत्र ) के संबंध में 
अनुसूचित . . + + जाति / जनजाति है 

* * मैं यह भी घोषणा करता है कि मुझे - ... राज्य की विधान सभा के लिए कराए जा रहे पर्तमान साधारण निर्वाचन/ उप -निर्वाचन में दो 
से अधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में + + + नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा । 
तारीख.... . . . . 

( अभ्यर्थी के हस्ताक्षर ) 
* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए । 

* * यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें । 
कृपया ध्यान दें : 

" मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल " से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक ( आरक्षण और आबंटन ) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में 
मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है । 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC 3(ii )] 
भाग - 4 

( रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाएगा ) 
नाम निर्देशन - पत्र को क्रम सं . यह मामनिर्देशन मुझे /मेरे कार्यालय में - ( तारीख ) को . ...... -( बजे ) * अभ्यर्थी/ प्रस्थापक 
द्वारा परिदत्त किया गया । 
तारीख 

( रिटर्निंग आफिसर ) 
* जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 

भाग 5 
नामनिर्देशन - पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निग आफिसर का विनिश्चिय 
मैंने इस नामनिर्देशन पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में 
विनिश्चय करता हूँ : 
तारीख - - 

रिटर्निंग आफिसर 
( छिद्रण ) - - - - - -- - - - -- - - - - - - - 

भाग 6 
नामनिर्देशन -पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना 

( नामनिर्देशन - पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए ) 
नामनिर्देशन - पत्र की क्रम सं 

का, जो 

विधान सभानिर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हैं , नामनिर्देशन 
पत्र मुझे/ मेरे कार्यालय में - -- - - - - ( तारीख ) की ( बजे ) * अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया । सब नामनिर्देशन - पत्रों की 
संवीक्षा ( तारीख ) की ( बजे ) ( स्थान ) में की जाएगी । 
तारीख - 

रिटर्निंग आफिसर 
" प्ररूप - ग 
( नियम 4 देखिए ) 

नाम निर्देशन- पत्र 

राज्य सभा के लिए निर्वाधम 
हम एतद्वारा राज्य सभा के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करते हैं : 
अभ्यर्थी का नाम - - - -- - - ( पिता/ माता/ पति का नाम ) 

- ठसका डाक पता -- -- - उसका 
विधान सभा /संसदीय निर्वाचन - क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग स . में क्रम स पर प्रविष्ट है । 
हम घोषणा करते है कि हम 

विधान सभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचकगण के सदस्य हैं और हमारे नाम धारा 152 
के अधीन रखी गई सूची में जैसा कि नीचेउपदर्शित किया गया है प्रविष्टि है और उस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं । 

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर 
क्रम सं. धारा 152 के अधीन रखी गई सूची में 

पूरा माम हस्ताक्षर 

तारीख 
प्रविष्टि क्रम संख्यांक 


नाम 


- 


2 


- 


- 


- 


--- - 


- 


- 


- - - 


- 


पं 


6 


- 


[ भाग II -.. - खण्ड 3( u) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 


3 


___ _ _ 


4 


10. * * 


केवल जम्मू व कश्मीर के लिए । 

* * प्रस्थापक विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में से दस प्रतिशत या निर्वाचकगण के सदस्यों में से दस प्रतिशत या संबंधित दस सदस्य, 
जो भी कम हों , जाने चाहिए । 
मैं , उपरिवर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता/ देती हूँ और घोषणा करता/ करती हूँ कि : 
( क ) मैंने 

वर्ष की आयु पूरी कर ली है ; 
( ख ) मैं इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ ,/खड़ी की गई हूँ , 
( ग ) मेरा नाम और मेरे ( पिता/ माता/ पति का नाम ) ऊपर ( भाषा का नाम ) में सही रूप से लिखा गया है और 
( घ ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं राज्य सभा में रिक्त स्थान भरने के लिए चुने जाने के हेतु 

अहित हूँ और निरहित नहीं हूँ । 
__ मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इसके साथ - साथ होने वाले विधान परिषद के विद्यमान द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचमों में दो स्थानों के लिए 
किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया हूँ और न ही किया जाऊँगा । 
तारीख. .. . . . . ... 

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर 
( रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए ) 
नामनिर्देशन पत्र की क्रम स . 
___ यह नाम निर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 

( तारीख ) को ( बजे ) अभ्यर्थी/ प्रस्थापक - -- ( नाम ) द्वारा परिदत्त 
किया गया । 
तारीख 

रिटर्निग आफिसर 
टिप्पण : -- जहाँ कहीं अनुकल्प दिए गए हैं वहां लागू होने वाले शब्दों को काट दें 

- - 
नाम निर्देशन - पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय 
मैंने इस नामनिर्देशन पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर किया है और निम्नलिखित रूप में 
विनिश्चय करता हूँ : 
तारीख 

रिटर्निंग आफिसर 
- - - - -- - 
( छिद्रण ) 

नामनिर्देशन - पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना 

( नामनिर्देशन - पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देने के लिए ) 
नामनिर्देशन - पत्र का क्रम संख्यांक 

( राण्य ) को विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों / ( राज्य ) के निर्वाचकगण के 
सदस्यों द्वारा विधान सभा के लिएनिर्वाचन हेतु अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन पत्र मुझे/ मेरे कार्यालय मे - ( तारीख ) को ( बजे ) अभ्यर्थी/ 
प्रस्थापक 

( नाम ) द्वारा परिदत्त किया गया है । सभी नामनिदेशन - पत्रों की संवीक्षा ( तारीख ) को ( बजे ) - ( स्थान ) 
में की आएगी । 
तारीख 

रिटर्निंग आफिसर 
( ग ) प्ररूप 2ङ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

प्ररूप - 2कु 
( नियम 4 देखिए ) 

नामनिर्देशन - पत्र 
परिषद निर्वाचन क्षेत्र से ( राण्य ) की विधान परिषद के लिए निर्वाचन 

( राज्य ) की विधान परिषद के निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को 
नामनिर्देशित करते हैं : 


हम 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC. 3( i)]] 


- - - - 


- -- - - - - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


अभ्यर्थी का नाम ------ -...- (पिता/ माता/ पति का नाम ) - -- -- उसका डाक पता . 

उसका नाम........विधान 
सभा/निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग स- ---- ----- में क्रम सं.. . -- पर प्रविष्ट है । 

हम घोषणा करते हैं कि हम मतदाता हैं और हमारे नाम ........ परिषद निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में , जैसा कि नीचे उपदर्शित किया 
गया है, प्रविष्ट हैं और इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते है 

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर 
क्रम सं . प्रस्थापक की निर्वाचक नामावली सं . उस भाग में क्रम सं . पूरा नाम 

हस्ताक्षर 

तारीख 
निर्वाचक नामावनी की भाग सं . 


केवल जम्मू व कश्मीर के लिए । 

* प्रस्थापक निर्वाचक क्षेत्र के दस प्रतिशत मतदाता या दस ऐसे मतदाता, जोभी कम हों , होने चाहिए । 
मैं , उपरिवर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता/ देती हूं और घोषणा करता/ करती हूं कि : 

( क ) मैं ने....... ..... . वर्ष की आयु पूरी कर ली है । 
( ख ) मैं इस निर्वाचन में ... "दल द्वारा खड़ा किया गया हूं,/ खड़ी की गई हूं , 
( ग ) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/ पति का नाम ऊपर .. . .. ( भाषा का नाम ) में सही रूप से लिखा गया है । 
( घ ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं . ........ ... परिषद निर्वाचन क्षेत्र से II " ( राज्य ) 

की विधान परिषद के रिक्त स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु अहित हूं और निरहित नहीं हूं । 
तारीख..... 

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर 
मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इसके साथ - साथ होने वाले विधान परिषद के विद्यमान द्विवार्षिक निर्वाचन /उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिए 
किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया हूं और म ही किया जाउँगा । 
तारीख - . . ... 

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर 
* जो लागू न हो, उसे काट दें । 

( रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए ) 
नाम निर्देशन - पत्र की क्रम स . 

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में .... . . ( तारीख ) को .... ... ( बजे ) अभ्यर्थी/प्रस्थापक - (नाम ) द्वारा परिदत्त किया 
गया । 
तारीख --.... -- . 

रिटर्निंग आफिसर 
नामनिर्देशन - पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय 
मैंने इस नाम निर्देशन - पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में 
विनिश्चय करता हूं : 
तारीख 

रिटर्निंग आफिसर 


- 


. 


[ भाग II - - खण्ड 3(ii ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
नामनिर्देशन - पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना 

( नामनिर्देशन - पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देने के लिए) 
नामनिर्देशन - पत्र का क्रम संख्यांक को जो .. .. ( राज्य ) को विधान सभा के लिए निर्वाचन हेतु. . स्नातकों / अध्यापकों / 
स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी है , नाम निर्देशन - पत्र मुझे/ मेरे कार्यालय में ... ( तारीख ) को -- -- -( बजे ) अभ्यर्थी/ 
प्रस्थापक...... ....( नाम ) द्वारा परिदत्त किया गया है । सभी नाम निर्देशन -पत्रों की संवीक्षा- ..-( तारीख ) को. . ( बजे )... - ( स्थान ) 
में की जाएगी । 
तारीख " " - . ... .. .. . 

रिटर्निंग आफिसर 
टिप्पण : - जहां अनुकल्प दिया गया है, वहां लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए । 

( घ ) प्ररूप उक के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् : 


" प्ररूप उक 
( नियम 7 देखिए ) 

नामनिर्देशन की सूचना 
..........निर्वाचन क्षेत्र से " लोक सभा/विधान सभा के लिए निर्वाचन 
यह सूचना दी जाती है कि उपरिवर्णित निर्वाचन की बाबत निम्नलिखित नामनिर्देशम आज 3 बजे तक प्राप्त हुए हैं । 
नामनिर्देशन - पत्र अभ्यर्थी का नाम "पिता/ माता/ पति का नाम 

अभ्यर्थी की आयु 
का क्रम संख्यांक 


पता 


दल सहबद्धता 


अनुसूचित जातियों या अनुसूचित अभ्यर्थी का निर्वाचक प्रस्थापक का नाम 

प्रस्थापक का निर्णायक 
जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए नामावली सं . 

नामावली संख्यांक 
जाति या जनजाति की विशिष्टियां 

789 10 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - 


तारीख-- . .. - -- 


. 


. 


रिटर्निंग आफिसर " 


स्थान............ .. 
* जो अनुकल्प समुचित न हो उसे काट दीजिए । 

19 - 3402 


10 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC 3 ( 1 )] 


- 


- 


- - - 


- 


- 


( ङ ) प्ररूप 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् : -- 

" प्ररूप4 

( नियम 8 देखिए ) 

विधि मान्यत: नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची 
क्रम सं 

अभ्यर्थी का नाम * *पिता/ माता / पति का नाम 


के लिएनिर्वाचन 
अभ्यर्थी का पता 

4 


दल सहबद्धता 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2 


5 


_ 


_ _ _ 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


(1) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी 
( 1) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी ( मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों मे भिन्न ) 
(11) अन्य अभ्यर्थी - - 

- - - - - - - 

- - - - 
स्थान 
तारीख 

रिटर्निंग आफिसर " 
+निर्वाचन मंबंधी समुचित विशिष्टिया यहां लिखिए । 
+ + जो अनुकल्प समुचित न हो उसे काट दें । 
+ + + उपरोक्त प्रवर्ग (1) और प्रवर्ग ( 1) के अधीन उल्लिखित अभ्यर्थियों की दशा में लागू । 
कृपया ध्यान दें : - उपरोक्त स्तभ 1 के अधीन सभी तीन प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की क्रमसंख्या क्रमवार होगी न कि प्रत्येक प्रवर्ग के लिए पृथकतया । 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


( च ) प्ररूप 7क और 7ख के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे , अर्थात् - 

" प्ररूपाक 
[ नियम 10 ( 1 ) देखिए ] 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची 

निर्वाचन क्षेत्र मे लोक सभा/विधान सभा के लिए निर्वाचन 

- - - - - - -- - - - - - 
क्रम सं अभ्यर्थी का नाम 

अभ्यर्थी का पता 

दल महबद्धता 
- - - - - - - 

- - - 
12 

- - - - 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


(1) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलो के अभ्यर्थी 
( 1 ) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलो के अभ्यर्थी ( मान्यताप्राप्त गाष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न ) 
( III) अन्य अभ्यर्थी 


[ भाग II - खण्ड 3( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


स्थान 


तारीख 


रिटर्निंग आफिसर " 


- - -- - - 


.. 


... .. _ रिटर्निंग आफिसर " 


En 


- 


- 


उपरोक्त प्रवर्ग (1) और प्रवर्ग ( u) के अधीन उल्लिखित अभ्यर्थियों की दशा में लागू । 
कृपया ध्यान दें : - उपरोक्त स्तंभ 1 के अधीन सभी तीन प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की क्रम संख्या क्रमवार होगी न कि प्रत्येक प्रवर्ग के लिए पृथकतया । 

" प्ररूपाख 
[ नियम 10( 1 ) देखिए ] 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची 

के लिए निर्वाचन 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


क्रम सं . 


अभ्यर्थी का नाम 


अभ्यर्थी का पता 


- 


- - - 


दन सहबद्धता 

4 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - 


3 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


(1) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी 
( 1 ) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी ( मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न ) 
(ii) अन्य अभ्यर्थी 


- - 


- 


- - - 


स्थान 


तारीख 


रिटर्निंग आफिसर " 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


( 4 ) 


यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक जो समुचित हो , लिखिए : -- 
( 1 ) ( राज्य ) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यो द्वारा राज्य सभा 
( 2 ) ( संघ राज्य क्षेत्र ) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा 
( 3 ) 

राज्य के विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद् । 

निर्वाचन क्षेत्र से राज्य की विधान परिषद् । 
* *उपरोक्त प्रवर्ग (1) और प्रवर्ग ( 1) के अधीन उल्लिखित अभ्यर्थियों की दशा में लागू । 
कृपया ध्यान दें : - उपरोक्त स्तंभ 1 के अधीन सभी तीन प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की संख्या क्रमवार होगी न कि प्रत्येक प्रवर्ग के लिए पृथकतया । 
पाद टिप्पण : - मूल नियम का . आ . सं. 859, तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इन नियमों में अंतिम सशोधन का आ . सं. 321 
( अ ) , तारीख 1 मई, 1996 द्वारा किया गया था । 

[ फा . सं. 7( 21 )/96 -विधा. 2 ] 
पी. एल सकरवाल, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

(Legislative Department) 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 9th August , 1996 
S. 0 . 558 ( E ). --Inexercise of the powers conferred by section 169 of the Representation of the People Act 1951 ( 43 of 
1951), the Central Government after consulung the Election Commission hereby makes the following rules further to amend the 
Conduct of Elections Rulcs , 1961, namely 

1 (1 ) These rules may bc called the Conduct of Elections ( Second Amendment ) Rules , 1996 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec. 3 ( ii )] 


ITULL 


I 


II . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2. In the Conduct of Elections Rules, 1961. – 
(a ) for Form 1, the following Form shall be substituted , namely : 

" FORM 1 

( Sec rule 3 ) 

NOTICE OF ELECTION 
Notice is hereby given that : 
(1) an election is to be held of a member to the House of the People ... 

.....Legislative Assembly/ 
. ...... ........Legislative Council in thie .......................... Constituency : 

OR 
(1) an election is to be held of a member(s) to the Council of States ... 

...Legislative Council................by 
the elected members of the ........ ...................Legislative Assembly . 

(2 ) nomination papers may be delivered by a candidate or by any of his proposers to the Returning Officer or 
to ..... ........ ................Assistant Returning Officer, at .............. . .... ...........between 11 A . M . and 3 P .M . on any day (other than 
public holiday ) not later than the ........ 

(3 ) formsof nomination paper may be obtained at the place and time aforesaid ; 
(4 ) the nomination papers will be taken up for scrutiny at........... ... ... .. on . ............ at.. 

(5 ) notice of withdrawal of candidature may be delivered either by a candidate or by any of his proposers or by his 
election agentwho has been authorised in writing by the candidate to deliver it to either of the officers specified in paragraph (2 ) 
above at his office before 3 P . M . on thc.. . ...... 

(6 ) in the event of the election being contested , the poll will be taken on ................................between the hours 
of................. .. .. and ............. 


ELEIIIIIIIIII 


II1III . . . 


I 


I 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Place ........ ... . .. . . 


ILLETTTETIEREIRRITUITITI 


IIIIIIIIIIIII 


I IIII 


HELILI 


TITORII 


EIIEIIIIIIIIIIIII 


Date. 

Returning Officer " 
(b ) for Forms 2A to 2C , the following Forms shall be substituted , namely : - - 

" FORM 2A 

(See rule 4 ) 

NOMINATION PAPER 
Election to the House of the People ............. 
STRIKE OFF PART I OR PART II BELOW WHICHEVER IS NOT APPLICABLE 

PARȚI 
(To be used by candidate set up by recognised political party) 
I nominate as a candidate for election to the House of the People from the.. 

.........Parliamentary Constitu 
ency . 
Candidate s name..... ...... ................. ..Father s/mother s/husband s name........... 

......His postal 
address ... 

...............His name is entered at S .No....... .......in PartNo. .........................of 
the electoral roll for............... ......... .. . .* (Assembly constituency comprised within ).... . .. . ....... .............Parliamentary 
constituency . 

Mynameis........... ..............and it is entered at S . No........ . . ......... . .....in Part No....... ...........of the elec 
toral roll for......... 

* (Assembly constituency comprised within )......... . ... .......... Parliamentary constituency. 
Parliamentary Constitucncy . 
Date .......... 

(Signature of Proposer ) 
PART II 
( To be used by candidate NOT set up by recognised political party ) 
We hereby nominate as candidate for election to the House of the People from the ... 

Parliamentary Con 
stituency. 


IIIIIIIIIIIIIII 


11 . 

H 


UHULLE INHALIERIAI 


L 


. . . . . . . . . 


AIHIIHII 


ILLET 


IIIIIIIIIIIIIII 


IIIIIIIII 


[ YTI - 445 3 (11 ) ] भारत का राजपत्र : असाधारण 

13 
Candidate s name........ ........ ...... . Father s/mother s/ husband s name... . ....... . . ...... His postal 
address....... 

...... .... ..... ..His name is entered at S .No..................in Part No........... .. .........of 
the electoral roll for the ..... ........... ............." (Assembly constituency comprised within )............. ....... ...Parliamentary 
constituency . 

Wedeclare thatwe are electors of the above parliamentary constituency and our names are entered in the electoral roll 
for that Parliamentary Constituency as indicated below and wc append our signatures below in token of subscribing to this 
nomination : 

Particulars of the proposers and their signatures. 


col 


Electoral Roll No. of proposer 
No. Name of component 

Assembly Constituency 


Full name 


Signature 


Date 


Part No. of 
Electoral Roll 


S. No in 
that Part 


| 


5 


6 


7 


- 


N . B . :- There should be ten electors of the constituency as proposers . 

PART III 
I, the candidate mentioned in Part 1 Part II (Strike out which is not applicable ) assent to this nomination and 
hereby declare. 
(a ) that I have completed .. ...... ........ . .......years of age ; 

[STRIKE OUT b (i) or b ( ii ) BELOW WHICHEVER IS NOT APPLICABLE ] 
(b ) (i) that I am set up at this clection by the............ ......... ........party , which is recognised National Party / State 

Party in this State and that the symbol reserved for the above party be allotted to me. 


OR 


(b ) ( ii ) that I am set up at this election by the. .... ... . . ......... ....... ...party , which is a registered -unrecognised 

political party / that I am contesting this election as an indepenent candidate (Strike oul which is 

not applicable ) and that the symbols I have chosen , in order of preference, are : 
(1) . . ....... .......... .......... ...............(i ) ... .......... ..... ................(iii ) ......... ..... 
( c ) that my name and my father s /mother s / husband s name have been correctly spelt out above 

in ....... ...... ......... .......(name of the language ), 
(d ) thatto the best ofmy knowledge and belief, I am qualified and not also disqualified for being chosen to fill the seat 

in the House of the People . 
* I further declare that I am a member of the..... 
* * Caste/tribe which is a scheduled 
* * * caste/ tribe of the State of....... .... . ..... in relation to . .. ... . . . .. .. (area ) in that State . 

I also declare that I have not been , and shall not be , 
* * * * nominated as a candidate at the present general election /the bye - elections being held simultaneously , to the House of 
the People from more than two Parliamentary Constitucncies . 
Date .. ... . . .. .... . ....... 

( Signature of Candidate ) 
* Score out the words assembly constituency comprised within " in the case of Jammu and Kashmir, Andaman and Nicobar 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


14 


- 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 

[Pari II — S - C . 3 ( 11 )] 
Islands, Chandigarh ,Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Lakshadweep . 
* Score out this paragraph , if not applicable . 
* * Score out the words not applicable. 
@ Not applicable in the case of Jammu and Kashmir , Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh , Dadra and Nagar Haveli, 
Daman and Diu and Lakshadweep . 
N . B . - A " recognised political party " mcans a political party recognised by the Election Commission under the Election 
Symbols (Reservation and Allotment) Order , 1968 in the State concerned . 

PART IV 

( To be filled by the Returning Officer) 
SerialNo. of nomination paper.............. ...... 

This nomination wasdelivered to meatmy office at. .. ...... . . ....(hour) on......... ........... .....(date ) by the candi 
datc /proposer 
Date ........ ... .. ..... ... .. . ... 

Returning Officer 


IRRI TUTU 


11 . 


- 


- 


. .... ... 


TULI 


TULLI 


* Scorc out the word not applicable . 

- - - - - - - - - - - - 

PART V 
Decision of Returning Officer Accepting or Rejecting the Nomination Paper 
I have examined this nomination paper in accordance with section 36 of the Representation of the People Act, 1951 
and decide as follows - 
Date ..... . 

Returning Officer 
(Perforation ) ............. 

PART VI 
Receipt for Nomination Paper und Notice of Scrutiny 

( To be handed over to the person presenting the Nomination Paper ) 
Serial No. of nomination paper......... ...... .. 

The nomination paper of........ . . ...... ... . .. . ....a candidate for clection from the.. ....... . . ..... ... Parliamentary 
constitucncy was delivered to me at myoffice at . .. ....... ... . (hour ) on .. .......... .. . ..... . (date ) by the candidate proposer 
All nomination papers will be taken up for scrutiny at.. .. .......... (hour) on , ...... ..... (date ) 
at . . . ... . ... .. .. ........... . . ( Place ). 
Date ........ ..... . 

Returning Officer 
- -- - - 

- 
* Scorc out the word not applicable. 


FORM 2B 

( See rule 4 ) 

NOMINATION PAPER 
Election to the Legislative Assembly of.... 

LIVÇ ASSCODIY QI..... ......... . . ....... ... .. ( State ) 
STRIKE OFF PART IOR PART II BELOW WHICHEVER IS NOT APPLICABLE 

PART I 
(To be used by candidate set up by recognised political party ) 
I nominate as a candidate for clection 10 the Legislative Asssembly from thc , .. ... . 

...... ...... . Assembly 
Constituency Candidate s name.... .. ........ . . ......... Father s /mother s/ husband s name. . . . ...... .... . . .His 
postal address .. . . . ........ . . . ......... .. . . ... . .. ... . . ..... .. . . ....His name is entered at Sl. No.... . ... .. in Part 
No.. .. . .. . . ......of the electoral roll for . . . ... .. .......... Assembly constitucncy . My name 
IŞ...... . ...... ...... .. ........ ... and it is entered at S . No............. ......... in Part No.. . .... ...... .. of the electoral roll for 
thc . . .. ..... .. .... ............ .. Assembly Constituency , 


Date . .. 


... .. ... . 


(Signature of the Proposer) 


TITTELF IIIIIIII 


[ YTTII - UUG 3 ( 11) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- - 


- 


- - - - - - --- 


PART II 
Wehereby nominate as candidate for election to the Legislative Assembly from the 

Assembly Con 
stituency 
Candidate s name Father s/mother s/husband s namic 

His postal 
address 
His name is entered at Si No 

in Part No 

of the electoral roll for 
Assembly constituency 

We declare that wc arc electors of this Assembly Constitucncy and our names are entered in the electoral roll for this 
Assembly Constituency as indicated below and we append our signatures below in token of subscribing to this nomination — 
Particulars of the proposers and their signatures 

Electoral Roll No oſ proposer 
No Part No of electoral 

Si No in 

Full name Signature Date 
Roll Constituency 

that part 


SI 


2 


- 


- - 


N . B . :- - There should be ten electors of the constituency as proposers 

, the candidate mentioned in Part I/Part II ( Strike out which is not applicable ) assent to this nomination und hereby 
declarc 
( a ) that I havo completed 

years of age , 
[STRIKE OUT B (I) OR B ( II) BELOW WHICHEVËR IS NOT APPLICABLE ] 
(b ) (1) that I am set up at this election by the 

party , which is recognised National Party / State 
Parly in this State and that the symbol reserved for the above party bc allotted to inę 
(b ) ( 11 ) that I am set up at this clcction by the 

party, which is a registered -unrecognised 
political party / that I am contesting this election as an independent candidate ( Striko out which is 

not applicablc ) and that the symbols I have chosen , in order of preference , arc – 
(1) ( 11) 

( 111) 
( c ) that my name and my father s /mother s /husband s name have been correctly spclt out above 

(name of the language), 
( d ) that to the best ofmyknowledge and belief, I am qualified and not also disqualified for being chosen to fill the scat 

in the Legislative Assembly of this State 
ti further declare that I am a member of the 

* * Caste /tribe which is a scheduled ** * caste /tribe of the 
Stalc of 

Talso declare that I have not been , and shall not be, 

* * * * nominated as a candidate at the present general election /thç byc -clcctions being held sinultancously , to the Legisla 
tive Asscmbly of 

(State ) from more than two Assembly Constitucncies 
Date 

(Signature of Candidate ) 


in 


ܝܕܩܡ 


LUL 


16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — Sec , 3 ( ii) ] 
* Score out the words not applicable . 

Score out this paragraph , if not applicable. 
N . B . - A “ recognised political party means a political party recognised by the Election Commission under the Election 
Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 in the State concerned . 

PART IV 

( To be filled by the Returning Officer) 
Serial No. of nomination paper.............. 
This nomination was delivered to meatmy office at.. ......... (hour) on......... 

( date ) by the * candi 
date/ proposer. 
Date ............. 

Returning Officer 
* Score out the word not applicable . 

- an - -- 

PART V 
Deçişion of Returning Officer Accepting or Rejecting the Nomination Paper 
I have examined this nomination paper in accordance with section 36 of the Representation of the People Act, 1951 
and decide as follows : 
Date. 

Returning Officer 
(Perforation )...... 


ELIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


IIIIIIIIIIIIII 


EHEILILLELIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


I IIIIIIIIIIIIIIIII 


1 - VIII 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


PART VI 
Receipt for Nomination Paper and Notice of Scrutiny 

( To be handed over to the person presenting the Nomination Paper ) 
SerialNo. of nomination paper................ 
The nomination paper of.. ............ ......... .....a candidate for election from the ....... ... 

...Assembly con 
stituency was delivered to me atmy office at......... ...... . . .. ...(hour) on... . . . ... . (date ) by the candidate/proposer 
All nomination papers will be taken up for scrutiny al..... . . ... ....... .. ... . ..(hour) on ... ... .. ...... .... . .. (date ) 
at.. ... .... .......... ......... ..... ... (Place ). 
Date ......... ... 

Returning Officer 
* Score out the word not applicable . 

FORM 2C 

(Sce rulc 4 ) 
" NOMINATION PAPER 

Election 10 the Council of States 
We hereby nominate as a candidate for election to the Council of States : 
Candidate s name............ . . . ....... ..............(Father s/mother s husband s name)... 

His postal 
address... 
His name is entered at S . No. .. .. ....... in Part No........ ... . .. .... ... ... of the electoral roll for 

. .. . . ..Assembly /* Parliamentary Constituency. 
We declare that we are elected members of thc Legislative Assembly of....... ...... .......electoral college 
for......................... and our names are entered as indicated below in the listmaintained under section 152 and wc append our 
signatures below in token of subscribing to his nomination : 
Particulars of the proposers and their signatures 

- -- — - — 
Sl. No. as entered in the list maintained under sec , 152 Full Name Signature Date 
No. 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


LIRIIETEELLISEIEREILLEULIEZELLILULILULILULIITTIETTEITIETETIT 


the..... 


- - 


- 


- 


- 


SI. 


- _ 3 _ 


- 


* 


- 


- 


- 


[ 4m II — 645 3 ( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 


- 


4 


-- - 


10 .* * 


* For Jammu and Kashmir only. 
* * There should be ten per cent of the elected members of the Legislative Assembly or ten per cent of the members of the 
electoral college or ten members concerned , whichever is less, as proposers . 
I, the above mentioned candidate, assent to this nomination and hereby declare. - 

(a ) that I have completed ................... .....years of age . 
(b ) that I am set up at this election by the..... .......... ......... .....party ; 
( c ) that my name and my (father s/mother s /husband s name) have been correct spelt out above 

in..... ............................. ....(name of the language); and 
(d ) that to the best of myknowledge and belief, I am qualified and not also disqualified for being chosen to fill the seat 

in the Council of States. 

I also declare that I have not been , and shall not be , nominated as a candidate at the present biennial election /byc 
elections being held simultancously , to the Council of States for more than two seats. 
Date ... .... ... .. .... ... .... .... . .... .. 

Signature of the Candidate 
( To be filled by the Returning Officer) 
Serial No. of Nomination paper.............. 

This nomination was delivered to meatmy office at..........................(hours)on ............................(date ) by the candi 
dates/proposer...... .....................(Name) 
Date . ........... 

Returning Officer 
Note . — Wherever alternative is provided score out the word (s) not applicable . 

Decision of Returning Ollicer accepting or rejecting the Nomination Paper. 

I have examined this nomination paper in accordance with section 36 of the representation of the People Act, 1951 and , 
decide as follows 
Date ...... .. . ... ....... .. .... - 

Returning Officer 
- - - - 

- - - - 


IIIIIIII 


I IIIIIIIIIIIII 


ITTELIIIIIIIIIIIIIIITT 


Perforation ..... 


LILLE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


Receipt for Nomination Paper and Notice of Scrutiny 

( To be handed over to the person presenting the nomination paper) 
SerialNo. of Nomination paper... ........ ..... 


The nomination paper of.. ........ ........a candidate for election to the Council of Slates by the elected members of the 
Legislative Assembly of....... ........ ........ ......(State )Members of the Electoral College of.... ............ ....... (State )/was dc 
livered to me at my office at....... . ...(hour) on ........... .........(date ) by the candidate/proposer..............(Namc) All nomination 
papers will be taken up for scrutiny at..... ... ...... ........ ....... . .......( hour ) on ..... ... ..... ... ....... . .. (date ) 
al....... ...... .... ......(place). 
Date . ....... ....... . 

Returning Officer 


- ULU TIRDIET HIIHTI 


1953G1496 - 3 


18 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


(PART II- -Sec 3 ( 11)] 


(c) for Form , 2 E , the following Form shall be substituted namely – 

** FORM 2E 

(Sec rule 4 ) 

" NOMINATION PAPER 
Election to the Legislative Council of 

(State ) from a Council constituency 
We hereby nominate as a candidate for election to the Legislative Council of 

(State ) from the 
Constitucncy Candidate s name 

(Father s/mother s husband s name) 

His 
postal addresss 

His name is entered at $ 1 No 

in Part 
No of the electoral roll for 

Assembly constituency 
We declare that we are electorals and our name entered in the clectoral roll for 

( Council) 
constituency as indicated below and we append our signatures below in token of subscribing to this nomination — 
Particulars of the proposers and their signatures 
SI Electoral Roll No of proposer 

Full Name Signature 

Date 
No Part No of clectoral roll 

Si No in that part 


10 * * 


* There should be ten per cent of the electors of the constituency or ten such electors whichever is less, as proposers 
1, the above mentioned candidate , assent to this a nomination and hereby declare - - 
(a ) that I have completed 

years of age , 
( ) that I am set up at this election by the 

party , 
( c ) that my name and my [ father s /mother s /husband s name] has been correctly spelt out above 
in 

(name of the language), 
(d ) that to the best of my knowledge and belief, I am qualified and not also disqualified for being chosen to fill the scat 
in the Legislative Council of 

(State ) from 

Council Constituency 
I also declare that I have not been , and shall not be, nominated as a candidate at the present biennial election bye 
electionsbeing held simultaneously , to the Legislative Council of 

(State ) from more than two Council Constitu 
encies in the State 
Date 

(Signature of the candidate ) 
* Scorc out the words not applicable 

( To be filled by the Returning Officer ) 
Serial No of Nomination Paper 
This nomination was delivered to me at my office at 

(hour) on 

(date ) by the candidate / 
proposer 

(Name) 
Date 

Returning Officer 
Decision of Returning Officer accepting or rejecting the Nomination Paper 
I have clamined this nomination paper in accordance with section 36 of the Representation of the People Act, 1951 and 
decide as follows — 

Returning Officer 


Date 


- 


- 


III 


[ TT II — 495 3 ( ii )] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
Receipt for Nomination Paper and Notice of Scrutiny 

(To be handed over to the person presenting the nomination paper) 
SerialNo. of nomination paper.. ........... 

The nomination paper of.................. a candidate for election to the Legislative Council of .............. ......( State ) from 
the............................Graduates ( Teachers/Local Authorities ) Constituency was delivered to me atmy office at..... . ...... . .....(hour) 
on............. ........ ........(date) by the candidate / proposer.... .... ........ ...........(Name). All nomination papers will be taken up for 
scrutiny at.... ..................(hour) on........... .......(date ) at .........................(Place ). 
Date . 

Returning Officer." 
Note :- Wherever alterative is provided score out the word (s) not applicable . 
(d ) for Form 3A , the following Form shall be substituted , namely : 

“ Form 3A 

(See rule 7 ) 

NOTICE OF NOMINATIONS 
Eelection to the House of the People/ Legislative Assembly from the... ....... ... . Constituency. 
Notice iş hereby given that the following nominations in respect of the above election have been received up to 3 PM 
today : 
ŞI No. of Name of Candidate Name of father/mother/husband Age of candidato 
nomination 


paper 


121 -TT 


Party affiliation Particulars of castes, Electoral roll number Names of proposers Electoral roll No . of proposers 

or tribes for candidates of candidate 
belonging to scheduled 
castes or scheduled 
tribes. 


10 


Place 
Date . 


Returning Officer " 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFTTT . . 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


* Strike off the inappropriate alternative . 
(c) for Form 4 , the following Form shall be substituted, namely : 

" FORM 4 

( See rule 8 ) 
List of Validly Nominated Candidates 
Election to the . .......... . 


ITEM 


UILLEINLEIFEAT . IIIIIIIIIII 


20 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — SEC . 3 ( ii ) 


Name of * * Father/mother/husband 


Address of candidate 


@ Party affiliation 


Sl. Name of candidate 
No. 


(i) Candidates of recognised National and State Political Parties. 
( ii) Candidates of registered political parties (other than recognised Național and State Political Parties). 
(iii) Other candidates. 


Place... . .. .... .. . ... .... .. 
Date ........... ..... . ... 


Returning Officer" 
* Appropriate particulars of the election to be inserted here. 
* * Strike off the inappropriate alternative. 
@ Applicable in the case of candidates mentioned under categories (i) and ( 11 ) above. 
N .B . — Under Col, 1 above, the serial numbers of candidates of all the three categories shall be given consecutively and not 
separately for each category . 
(f) for Forms 7A and 7B the following Forms shall be substituted , namely : 

" FORM 7A 

[See rule 10 (1)] 

List of contensting candidates 
Election to the House of the People/Legislative Assembly from the............ 

Constituency . 
SI. Name of candidate Address of candidate 

* Party affiliation 

Symbol allotted 
No. 
1 2 

* 


(1) Candidates of recognised National and State Political Partics. 
( ii ) Candidates of registered political parties (other than recognised National and State Political Parties). 
( iu ) Other candidates. 


IIIIIIIIIIIIIIII 


W 


. . . . . . . . . . . 


Place.... 
Date.. 

Returning Officer " 
*Applicable in the case of candidates mentioned under categories (i) and ( ii) above. 
N . B . — Under Col. 1 above, the serial numbers of candidates of all the three categories shall be given consecutively and not 
separately for each category . 


[ YT 1 - 3 (ü )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


FORM 7B 

[See rule 10 ( 1)] 
List of contesting candidates 
Election to the* ... 


FEFIITETETT + . 


- 


Sl. 


Name of candidate 


Address of candidate. 


* * Party affiliation 


No. 


1 


2 


- - - - - - 


+ 


4 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


+ 


I 


+ 


H 


I 


I 


1 + . . + + 


+ ILI + TIEFEL+ + + ETE 


(i) Candidates of recognised National and State Political parties. 
( ü ) Candidates ofregistered political parties (other than recognised National and State Political Parties). 
(ii ) Other candidates . 
Place................... 
Date ... ... ....... 

Returning Officer 
Here insert one of the following alternatives as may be appropriate : 
(1) Council of States by the clected members of the Legislative Assembly of............. 

( State ). 
(2 ) Council of States by the members of the elctoral college .....................................(Union Territory ). 
( 3) Legislative Council of.. 

. ..........(State ), by themembers of the Legislative Assembly . 
(4 ) Legislative Council of... 

.......(State), from the....... .. ........Constituency. 
* * Applicable in the case of candidates mentioned under categories (i) and ( ii ) above. 
N , B . Under Col, 1 above , the serial numbers of candidacs of all the three categorics shall be given consecutively and not 
separately for each category ." 
Foot Note :- The principal rules were published vide No. S . O . 859, dated the 15th April, 1961 and the last amendment to 
these rules was issued vide No . S . O . 321 (E ), dated 1st May, 1996 . 

[No . 7 (21 )/ 96 - Leg . 1 ] 
P .L . SAKARWAL , Jt. Secy . 


+ I +I 


. III . III FI . E1 


Printod by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, Now Delhi- 110064 

And Published by the Comtrollor of Publications , Dolhi-110054 - 1996 


1953 GL/96 - 4 


